निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 19 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 39) 


सं09273 


कृषि विभाग 


संकल्प 


17 दिसम्बर 2008 


भारत सरकार द्वारा एक नयी केन्द्र प्रायोजित योजना "नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट आफ स्वायल हेल्थ 
एंड फर्टिलिटि " की शुरूआत वर्ष 2008-09 से की गई है । योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु 1.6.9 के आलोक में 
राज्य सरकार द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण समिति (State Project Sanctioning -cum 
Monitoring Committee) के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है । राज्य परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण 
समिति का संगठन निम्न प्रकार होगा: 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव , कृषि 
कृषि निदेशक 
निदेशक , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , पूर्वी क्षेत्र, 


सदस्य सचिव 


सदस्य 


पटना 


सदस्य 


अध्यक्ष, मृदा विज्ञान विभाग, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, 
पूसा, समस्तीपुर 
राज्य विपणन प्रबंधक, लीड फर्टिलाइजर सप्लायर , 
बिहार, पटना 


सदस्य 


2 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 19 फरवरी 2009 


समिति के कृत्य 


1. समिति परियोजना अन्तर्गत उपयुक्त प्रस्तावों का चयन करेगी । 
2. समिति राष्ट्रीय स्तर पर गठित परियोजना स्वीकृति सह अनुश्रवण समिति की स्वीकृति के लिए उपयुक्त 

प्रस्तावों की अनुशंसा करेगी । 
3. समिति परियोजना का राज्य में अनुश्रवण करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 39-571 + 200- डी 0 टी 0 पी 0 । 


